निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेद जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


8 भाद्र 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 766 ) पटना, बुधवार , 30 अगस्त 2017 


सं० टी02 / नामां (IMC ) - 03 / 2012 - 1767 

श्रम संसाधन विभाग 
निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना 


संकल्प 

31 जुलाई 2017 
विषय: - औ0प्र0संस्थान, दीघाधाट पटना की संस्थान प्रबंधन समिति ( आई0एम0सी0 ) का पुनर्गठन । 

श्रम संसाधन विभाग के संकल्प संख्या 02 दिनांक 02.01.2013 द्वारा औ0 प्र0 संस्थान , दीघाधाट पटना में 
जन - निजी भागीदारी (पी०पी०पी० ) माध्यम से उन्नयन एवं आधुनिकीकरण हेतु इंडस्ट्रीज पार्टनर के साथ कार्य को 
निष्पादित करने के लिए आई0एम0सी0 का निम्नलिखित रूप से पुनर्गठन किया जाता है - 

__ औ०प्र०संस्थान, दीघाधाट (पटना ) 


6 . | 


7. 


| 


1. श्री शैलेन्द्र प्रसाद सिन्हा, सलाहकार, बिहार होटल्स लि0, दक्षिण गाँधी मैदान, पटना 

अध्यक्ष 
2. | श्रीमती रिचा सिन्हा, निदेशक , बिहार होटल्स लि0, दक्षिण गाँधी मैदान , पटना 

सदस्य 
श्रीमती मौमिता मित्रा, सीनियर ब्रॉच मैनेजर, इक्साईड लाईफ इंश्यूरेन्स , पटना 

सदस्य 
4. श्री पी0के0 सिन्हा, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी , एस्ट्रीक कम्प्यूटर प्रा०लि0, पटना 

सदस्य 
5. | श्री पी0के0 चौबे, मुख्य वित्तीय पदाधिकारी - सह - सचिव, कल्याणपुर सीमेन्ट लि 

सदस्य 
जिला नियोजन पदाधिकारी, बिहार , पटना 

सदस्य 
| कारखाना निरीक्षक पटना 

सदस्य 
वरीय तकनीकी कर्मचारी ( AS / CI) 

सदस्य 
9 . | प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दीघाघाट , पटना 

सदस्य 
10 . | उप निदेशक प्रा० शिक्षा / उप निदेशक प्रशिक्षण / सहायक निदेशक प्रशिक्षण बिहार, पटना 

सदस्य 
संस्थान के प्रशिक्षणार्थियों के एक प्रतिनिधि 

सदस्य 
( प्रतिनिधि का चयन छात्रों द्वारा आम सभा की बैठक में किया जाएगा ) 

2. समिति का कार्यकाल तीन वर्ष अथवा सरकार द्वारा विघटित / पुनर्गठित किए जाने तक जो भी पहले 
घटित हो , होगा । एकरारनामा के आलोक में सरकार द्वारा समिति को समय - समय पर पुनर्गठित किया जाता रहेगा । 


8. 


11. 


ER TE ( 3TXTETU ) , 30 3forta 2017 
3. समिति की बैठक में कम से कम कम छ: सदस्यों जिसमें अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव की उपस्थिति 
अनिवार्य होगी । 

4. समिति के कार्य एवं दायित्व वही होंगे जो सरकार एवं बिहार होटल्स लि0, पटना के बीच एकरारनामा 
में परिभाषित है । 

5 . TE 31169 Ara falet 2017 ETT 
आदेश: - आदेश दिया जाता है कि सर्वसाधरण को सूचनार्थ, सरकारी राजपत्र में इस संकल्प को प्रकाशित किया 
जाय और सभी संबंधित सदस्यों को इसकी एक प्रति दी जाय । 

बिहार के राज्यपाल के आदेश से , 

(50 ) - 372900 , 
सरकार के विशेष सचिव । 


No . T 02/ Adm .( IMC ) -03/ 2012 - 1767 


Rsolution 

The 31 % July 2017. 
Reconstitution of Institute Management Committee ( IMC ) of ITI Dighaghat, 
Patna . 


Subject: - 


The IMC is being reconstituted for performance of work with the Industry partner 
under PPP mode with an aim to upgradation and modernization of ITI Dighaghat, Patna vide 
resolution no - 02 dated 02 -01- 2013 of the labour resource department in the following way: 

ITI DIGHAGHAT, PATNA 


Chairman 


2 . 


Member 


Member 


Member 


Sri Shailendra Prasad Sinha, Advisor , Bihar Hotels Ltd , South 
Gandhi Maidan , Patna 
Smt Richa Sinha, Director, Bihar Hotels Ltd , South Gandhi 
Maidan , Patna 
Smt Maumita Mitra , Senior Branch Manager, Exide Life 
Insurance, Patna 
Sri P .K . Sinha, Chief Excutive Officer, Astric Computer Pvt. 
Ltd ., Patna 
Sri P .K . Chaube , Chief Finance Officer -cum - Secretary 
Kalayanpur Cement Ltd . 
District Employment Officer, Bihar, Patna . 
Factory Inspector , Patna . 
Senior Technical Staff (AS /CI) 
Principal, Industrial Training Institute , Dighaghat, Patna 


5 . 


Member 


Member 
Member 
Member 
Member 
Secretary 
Member 


9 . 


10 . 


- || 


Deputy Director Technical Education / Deputy Director 
Training / Assistant Director Training Bihar, Patna . 
One representative of Trainees of the Institute 
( Trainee representative will be selected by trainees in General 
meeting ) 


Member 


2 . Tenure of Committee will be of three years or till its dissolution / reconstitution 
by government whichever occur first .The committee will be rearranged by the 
Government time to time in according with the terms of agreements. 

3. It will be mandatory to remain present minimum six members including 
Chairman and Member Secretary in the meeting of the committee . 


बिहार गजट ( असाधारण ) , 30 अगस्त 2017 


4 . The function and responsibility of the committee will be the same which will be 
defined in the agreement executed between Government of Bihar and Bihar Hotels Ltd . 
Patna. 

5 . This order will be effective from date of issue . 
Order:- It is directed to publish this resolution in Government Gazette for 

information to the public and copy of the same is provided to all the 
member also . 

As per the order of Governor of Bihar , 

Sd /- Illegible , 
Special Secretary to the Govt of Bihar. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 766-571 + 200- डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette. bih. nic.in 


